PALI 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 7 , 1970 (ASAR , 16 , 1892 SAKA ) 


517 


राजस्व विभाग 


पुर जागीर 


दिनांक 27 जन 1970 
क्रमाक 3.5.32 -र([[ I) -70/14190.--पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948, की धारा 2( ९ ) ( 1 ए ) और 
3 ( I ए ) के अनुसार सोपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये ( केवल सौ रुपये ) की वार्षिक युद्ध 
जागोर निम्नलिखित व्यक्तियों को सनद में दी गई शों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रम संख्या 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


महेन्द्रगढ 


श्री भवानी शंकर , पुत्र गर्नेषी लाल 


नारनौल 


. 


मोहल्ला गमो का 
नारनौल 


2 


कनीना 


महेन्द्रमा 


3 


श्री सुलतान सिंह, पुत्र हीरा सिंह 
श्री शोनागयण , पुत्र गंगा गम 
श्रीमती बसन्ती देवी , विधवा 

शम्भू दयाल 


सुन्दग 


4 


कनीना 


" 


2. मह अनुदान रबी 1969 से लागू होंगे । 

जी ० एस ० विन्दरा, प्रवर सचिव । 
कारीजन्म ( शुद्धि -पत्र ) 

दिनांक 30 1970 
मांक 4679 - II- 70/14375. हरियाणा सरकार राजस्व विभाग की अधिसूचना , जोकि कम संख्या 
1351 
Ill - 709999 , दिनांक 2 मई , 1970 के द्वारा जारी हुई थी , में क्रम संख्या एक के सम्मुख " जागीर पाने वाले का नाम , 
कामम के नीचे " सफारा राम " की जगह " संधारा गम तथा फमल/ वर्ष जबसे भागीर दी गई " कालम के नीचे " धरीफ 
1968 " की जगह "परीफ 1965 " समझा जाये । 

गुरचरण सिंह बिन्दरा, प्रवर सचिव 


युद्ध जागीर 


दिनांक 30 जून , 

1970 
क्रमांक 3667-र(III)-70/14380.-पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए ) (1 ए ), 
और 3(1 ए ) के अनुमार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये (केवल मी रुपये ) की 
वार्षिक युद्ध जागीर निम्नलिखित व्यक्तियों को मनद में दी गई शर्तों के अनुसार महर्ष प्रदान करते हैं । 


कम संख्या 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


नहसील 


रोहताः 


श्रीमती कृष्णा कुमारी , विधवा एम ० आर ० 


रोहतक 


9. माडल टाऊन , 
रोहतक 
रोहना 


2 


श्री अजीत सिंह , पुन केहर मिह 


2. यह अनुदान रबी , 1969 से लागू होंगे । 

दिनांक 2 जूलाई, 1970 
क्रमांक 3181-र( III )-70/14588.--पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए ) ( 1 ) और 
3 (1 ) के अनुसार सोपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये ( केवम सौ रुपये ) की वार्षिक 
युद्ध जागीर श्री राम जीवन , पुत्र ओंकार सिंह, गांव मिसरी , तहसील चखी दादरी, जिला महेन्द्रगढ़ को सनद में दी गई 
मतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 

यह अनुदान रवी , 1966 से लागू होगा । 


